रजिस्ट्री सं° डी एल -33004/ 99 


२RO 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) . 
PART II — Section3 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 25 , 2003 / श्रावण 3, 1925 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 25, 2003/SRAVANA 3, 1925 


सं . 341 ] 
No. 341 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003 
सा . का.नि. 586 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक , अधिनियम, 1873 (1873 का 
5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 
1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1 . 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत बैंक साधारण ( संशोधन) नियम, 2003 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


डाकघर बचत बैंक साधारण नियम , 1981 में, 


(i) नियम 3 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ; 
(ii ) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

“(2) अनिवासी भारतीय ( एन . आर. आई.) डाकघर बचत बैंक में खाता खोलने 
के लिए पात्र नहीं हैं : 


परन्तु यदि ऐसा कोई निवासी जिसने किसी डाकघर बचत बैंक में खाता खोला 
हुआ है, परिपक्वता अवधि चालू रहने के दौरान बाद में अनिवासी भारतीय हो जाता है 


2092 GI/2003 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II —- SEC. 3(1)] 


तो वह असंप्रत्यावर्तन आधार पर उसकी परिपक्वता तक ऐसा खाता जारी रख 


Hoboty ! 

[ 97. F . 7 /1/ 2000 ( 5 37 3773 ) - TA YH - II ]. 

__ पी. सी. सिंह, अवर सचिव 
feuu : ta funt op FT. CHT.F . 662 ( 31) faia 17 FEHT , 1981 Ğ ERI Wohlfara en 
370 AT FIICHT. . 483 ( 31 ) fahia 10 F1, 1983, H . Ch . . 723 ( 31) ferlich 4 Pirater , 
1935, H .Ch . . 1000 (3 ) fatich 1 HOT, 1990 , p . D . . 490 ( 31). fatich 6 lat 
1999 JUTT PII, CAT. F . 348 , ( 34 ) faria 10 HS, 2002 GRT FİRMARule 


MINISTRY OF FINANCE 
( Departmentof Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th July, 2003 
G .S.R. 586 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government 
Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873 ), the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, namely : - 


1 . 


( 1) These rules may be called the Post Office Savings Bank General 

(Amendment) Rules, 2003. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in Official , 

Gazette . 


2. 


In the Post Office Savings Bank General Rules , 1981, - 


(ii ) 


rule 3 shall be re -numbered as sub -rule ( 1 ) ; 
after sub - rule ( 1) as so re- numbered , the following sub -rule shall be inserted , 
namely : 


" ( 2 ) Non - Resident Indians (NRIs ) are not eligible to open an account in a Post 
Office Savings Bank : 


Provided that if a resident who opened an account in any Post Office Savings 
Bank , subsequently becomes Non - Resident Indian during the currency of maturity 
period , may continue such account till its maturity on a Non -Repatriation Basis " . 


[F. No. 7/1/2000 (NRT)-NS- IN 

P. C . SINGH , Under Secy. 


Note : The principal rules were published vide GSR 662( E ), dated the 17th December, 1981 
and subsequently amended vide GSR 483 ( E ), dated the 10th June , 1983 , GSR 723 ( E ); dated 
the 4th September, 1985 , GSR 1000 ( E ) , dated the 1st January , 1990 , GSR 490 ( E ), dated the 
6th July ,1999 and GSR 348 (E ), dated the 10th May, 2002 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003 
सा. का.नि. 587( अ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5 ) 
की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक घर बचत खाता नियम , 1981 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :- - 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता ( संशोधन ) नियम , 


2003 है ; 


(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


1981 के नियम 6 में , उप-नियम (2 ) के स्थान पर , निम्नलिखित 


2. डाक घर बचत खाता नियम 

उप -नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 


“( 2) ब्याज केवल पूर्ण रूपयों की राशि में अनुज्ञात किया जाएगा और निकटतम 

रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या 
उससे अधिक की किसी रकम को एक रूपया माना जाएगा और पचास पैसे 
से कम की किसी रकम को छोड़ दिया जाएगा । " 

[ फा . सं . 2/ 7 /2000 - एन एस - II ( जिल्द - 1) ] 

पी . सी . सिंह, अवर सचिव 
टिप्पणीः-मुख्य नियम सा . का .नि . 663 ( अ) दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं 
तदन्तर सा . का .नि . 8 ( अ), दिनांक 2 जनवरी, 1987, सा . का. नि . 948 ( अ.) दिनांक 2 दिसम्बर , 1987 , 
सा . का. नि . 5 ( अ) दिनांक 5 जनवरी, 1989, सा. का. नि . 430 ( अ), दिनांक 6 अप्रैल, 1989, सा. का . नि . 
695 ( अ.) दिनांक 17 जुलाई, 1989, सा . का. नि . 813 ( अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1989, सा . का. नि. 1001 
( अ),दिनांक 8 नवम्बर , 1989, सा . का. नि . 499 ( अ), दिनांक 8 जुलाई , 1993, सा . का .नि . 165 ( अ), 
दिनांक 28 फरवरी , 2000 सा. का. नि . 349 ( अ) दिनांक 10 मई, 2002 तथा सा . का. नि . 431 ( अ), दिनांक 
14 जून, 2002 द्वारा संशोधित किए गए थे। 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July, 2003 


G .S. R . 587(E ). - In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government 
Savings Banks Act, 1873 ( 5 of 1873 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely : 


1 . ( 1) These rules may be called the Post Office Savings Account 

(Amendment) Rules, 2003 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
. . Gazette. 


2 . In the Post Office Savings Account Rules, 1981, in rule 6 , for sub -rule ( 2 ), the 

following sub -rule shall be substituted , namely : 


FF 


- 


AIR . 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3(i ] 
" ( 2 ) Interest shall be allowed only in sums of complete rupees and shall be 
rounded off to nearest rupee and for this purpose any amount of 50 paise or 
more shall be treated as one rupee and any amount less than 50 paise shall be 
ignored . ". 


[ F No . 2/7/ 2000 - NS - II ( Vol.-1) ] 
___ P. C . SINGH, Under Secy . 


Note : The principal rules were published vide GSR 663( E), dated the 17th December , 
1981 and subsequently amended vide GSR 8 ( E ), dated the 2nd January , 1987 , GSR 
948( E ), dated the 2nd December , 1987 , GSR 5( E), dated the 5th January , 1989 , GSR 
430( E ), dated the 6th April, 1989, GSR 695 ( E), dated the 17th July, 1989, GSR 813( E), 
dated the 4th September, 1989 , GSR 1001 ( E ), dated the 8th November, 1989 , GSR 
499 ( E ), dated the 8th July , 1993, GSR 165 ( E), dated the 28th February, 2000 , G. S. R. 
349( E), dated the 10th May, 2002 and G.S. R. 431( E), dated 14th June, 2002. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003 


सा . का .नि . 588( अ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक पर अपनी जमा नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थातः 


1 . 


(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आदती जमा ( दूसरा संशोधन) नियम 


2003 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीर को प्रवृत्त होंगे । 


2. 


डाकघर आवर्ती जमा निराम .. 1981 में : 


नियम 14 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थातः 


" 14 क . संदाय की पद्धति :- इन नियम के अधीन वसूलियों, प्रत्याहरणों, प्रतिसंदायों आदि के सभी 

संव्यवहार निकटतम रूपए में पूर्णाकित किए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या उससे अधिक 
की रकम को एक रूपया माना जाएगा और पचास पैसे से कम की किसी रकम को छोड़ दिया जाएगा । " | 

[ फा . सं. 2/ 7/ 2000 - एन एस - II ( जिल्द -I) ] 

पी. सी . सिंह, अवर सचिव 
टिप्पणी:- मुख्य नियम सा . का . नि . 666 ( अ) दिनांक 17 दिसम्बर 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा. का. नि. 301 ( अ), 

ल, 1982, सा . का . नि . 258 ( अ. ) दिनांक 11 मार्च, 1983, सा. का. नि . 62 ( अ) दिनांक 14 फरवरी, 1984 , 
. ( ), दिनांक 7 फरवरी, 1986, सा . का . नि . 194 ( अ.) दिनांक 13 फरवरी, 1986, सा. का. नि . 363 ( अ) , 
. : . . . 87, सा . का. नि . 39 ( अ),दिनांक 16 जनवरी , 1988 , सा . का . नि. 458 ( अ ) दिनांक 15 अप्रैल, 1988 , 

. . . .. . . ( अ), दिनांक 21 जुलाई 1989, सा. का नि . 16 ( अ), दिनांक 9 जनवरी, 1990, सा . का . नि . 190 ( अ). 
दिन ? . , सा . का. नि . 578 ( अ) दिनांक 12 सितम्बर, 1991, सा . का . नि . 918 ( अ), दिनांक 11 दिसम्बर 1992, 
सा . का . दि . ६. 1 फरवरी 1993, सा . का . नि . 587 ( अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1993 सा . का . नि . 2 ( अ), दिनांक 1 
जनवरी, 1999, सा का नि . 748 ( अ), दिनाक 4 नवम्बर 1999 सा . का . नि . 44 ( अ), दिनांक 15 जनवरी, 2000, सा . का . नि . 
152 ( अ), टि - क 1 मार्च 2001, सा . का . नि . 160 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 सा . का. नि . 514 ( अ), दिनांक 23 जुलाई, 
2002 सा का न. 662 ( अ), दिनाक 23 सितम्बर, 2002 तथा सा . का. नि. 175 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित 
किए गए थे । 


[ YTTII — 6453(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July , 2003 


G .S.R . 588 (E ). In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government 
Savings Banks Act, 1873 ( 5 of 1873 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, 
namely : 


1. 


( 1 ) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit 

(Second Amendment) Rules, 2003. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 


In the Post Office Recurring Deposit Rules , 1981: 


After rule 14 , the following rule shall be inserted , namely : 


" 14 A . Mode of Payments :- All transactions of recoveries , withdrawals , 
repayments , etc . under these rules shall be rounded off to the nearest rupee 
and for this purpose any amount of 50 paise or more shall be treated as one 
rupee and any amount less than 50 paise shall be ignored .". 


[F.No. 2/7 /2000 -NS- II (Vol.- 1)] 

P. C . SINGH , Under Secy. 


Note : The principal rules were published vide GSR 666 (E ) dated 17th December , 1981 and 
ainended vide GSR 301 (E ) dated 1st April, 1982 , GSR 258 (E ) dated 11th March , 1983, GSR 
62 (E ) dated 14th February, 1984 , GSR 95 (E ) dated 7th February, 1986 , GSR 194 (E ) dated 13th 
February , 1986 , GSR 363(E ) dated 1st April, 1987, GSR 39( E ) dated 16th January, 1988 , GSR 
458 (E ) dated 15th April, 1988 , GSR 708 (E ) dated 21st July , 1989 , GSR 16 ( E ) dated 9th January , 
1990 , GSR 190 (E ) dated 27th March , 1991, GSR 579 ( E ) dated 12th September , 1991 , GSR 
918 (E ) dated 11th December, 1992 , GSR 42 (E ) dated 1st February , 1993 , GSR 587 ( E ) dated 
2nd September , 1993 , GSR 2 ( E ) dated 1st January , 1999 , GSR 748 ( E ) dated 4th November , 
1999 , GSR 44 ( E ) dated 15th January , 2000 , GSR 152 (E ) dated 1st March , 2001, GSR 160 (E ) 
dated 1st March , 2002 , GSR 514 (E ) dated 23rd July , 2002 , GSR 662 (E ), dated 2310 September, 
2002 and GSR 175 (E ), dated 1st March , 2003. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 36 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003 


सा . का. नि . 589( अ). -- केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधि जमा नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधि जमा ( दूसरा संशोधन )नियम, 2003 है । 


( 2 ) 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


डाकघर सावधि जमा नियम , 1981 में , - 


( क ) नियम 5 के उपनियम (1 ) में , “ पचास रुपयों ” शब्दों के स्थान पर “ दो सौ रुपए " शब्द रखे 

जाएंगे ; 


( ख) नियम 7 को उसके नियम 7(1) के रुप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार 

पुनर्संख्यांकित नियम 7(1 ) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्त : स्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 


( 2) “ जहां ब्याज में रुपए का भाग है और यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो 

उसे एक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है, तो 
इसे गणना में नहीं लिया जाएगा ” । 


[ फा. सं. 2/ 13 / 2002 - एन एस - II ] 

पी . सी. सिंह, अवर सचिव 


टिप्पण : मुख्य नियमों को सा. का नि. 664 ( अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए 

गए थे तथा सा . का.नि . 300 ( अ ), दिनांक 1 अप्रैल 1982, सा . का. नि. 257 ( अ), दिनांक 11 मार्च, 1983, सा . का . नि . 
502 ( अ), दिनांक 9 जुलाई 1984, सा. का. नि. 418 ( अ), दिनांक 10 मई, 1985 , सा . का . नि . 193 ( अ), दिनांक 12 
फरवरी, 1986, सा. का. नि . 362 ( अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1987, सा . का . नि . 1005 ( अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 1987 , 
सा . का . नि . 353 ( अ), दिनांक 18 मार्च, 1988 सा. का. नि . 507 ( अ), दिनांक 23 मई, 1990 , सा . का . नि . 191 ( अ), 
दिनांक 27 मार्च, 1991, सा. का. नि. 580 ( अ). दिनांक 12 सितंबर, 1991, सा . का. नि. 727 ( अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 
1991 , सा . का . नि . 431 ( अ), दिनांक 24 अप्रैल 1992 , सा . का. नि. 586 ( अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1993 सा . का . नि . 
118 ( अ), दिनांक 8 मार्च, 1995 , सा. का. नि . 3 ( अ), दिनांक 1 जनवरी, 1999, सा. का. नि. 43 ( अ), दिनांक 15 
जनवरी, 2000, सा . का. नि. 151 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2001 सा. का. नि . 159 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2002, सा . का. नि . 
174 ( अ) दिनांक 1 मार्च 2003 , द्वारा संशोधित किया गया था । 


[ 411 II - E 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July,2003 


G .S.R 589(E ). -- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings 
Banks Act , 1873 (5 of 1873 ), the Central Government hereby makes the following rules to 
further to amend the Post Office Time Deposit Rules , 1981, namely : 


1. 


(1) 


These rules may be called the Post Office Time Deposit ( Second Amendment) 
Rules , 2003 . 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, 


(a ) 


in rule 5 , in sub -rule (1 ), for the words " fifty rupees” the words " two hundrea 
rupees" shall be substituted ; 


rule 7 shall be re -numbered as rule 7 ( 1 ) thereof and after rule 7 ( 1 ) as so re 
numbered the following sub -rule shall be inserted , namely : 


(2 ) 


"Where the interest contains part of a rupee and if such part is fifty paise 
or more , it shall be rounded off to one complete rupee, and if such part 
is less than fifty paise , it shall be ignored ". 


[F.No. 2 /13/2002-NS- II ] 
P. C . SINGH , Under Socy. 


Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 664 (E ), dated 
17th December, 1981 and subsequently amended vide GSR 300 (E ), dated 1st April, 1982, GSR 
257 (E ), dated the 11th March , 1983 , GSR 502 (E ) dated the 9th July , 1984 GSR 418 (E ), dated the 
10th May , 1985 , GSR 193 (E ), dated the 12th February , 1986 , GSR 362 (E ), dated the 1st April 1987 , 
GSR 1005 (E ), dated the 23rd December , 1987 , GSR 353 ( E ) dated 18th March , 1988 , GSR 507 ( E ), 
dated the 23rd May , 1990 , GSR 191(E ), dated the 27th March , 1991, GSR 580 (E ), dated the 12th 
September, 1991, GSR 727 (E ), dated the 6th December, 1991, GSR 431 (E ) dated the 24th April, 
1992 , GSR 586 (E ) , dated the 2nd September, 1993 , GSR 118 (E ) dated 8th March 1995 , GSR 3 ( E ) 
dated 1st January, 1999 , GSR 43 (E ) dated the 15th January , 2000 , GSR 151(E ), dated the 1st 
March , 2001 , GSR 159 (E ) 1st March , 2002 and GSR 174 ( E ) dated 1st March , 2003 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1)]] 


अधिसूचना 
नईदिल्ली, 25 जुलाई, 2003 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सा. का .नि . 590( अ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 ( 1959 का 46) की धारा 12 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां निर्गम ) नियम , 1989 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -- 


- 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता ( आठवां निर्गम ) ( दूसरा संशोधन ) नियम - 2003 है : 


(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां निर्गम) नियम 1989 में , 

नियम 15 में , उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएगा, अर्थात :.. . 
"(6) परिपक्वता पर नकदीकरण के समय संदेय रकम एक रूपए के निकटतम गुणज में पूर्णाकित की जा 
सकेगी और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या उससे अधिक की रकम को एक रूपया माना जाएगा और 
पचास पैसे से कम की किसी रकम को छोड़ दिया जाएगा । 


( 11 ) 


नियम 16 में उपनियम ( 4 ) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः 
“ (5) समय पूर्व नकदीकरण के समय संदेय रकम एक रूपए के निकटतम गुणज में पूर्णाकित की जा सकेगी 

और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या उससे अधिक की रकम को एक रूपया माना जाएगा और पचास 
पैसे से कम की किसी रकम को छोड़ दिया जाएगा । " 


[ फा. सं. 2/7/ 2000 - एन एस -II ( जिल्द- I) ] 

पी . सी . सिंह, अवर सचिव 


टिप्पणी:- मुख्य नियम सा. का नि . 496 ( अ) दिनांक 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तदन्तर सा. का. नि . 508 ( अ). 
दिनांक 23 मई, 1990, सा . का . नि . 120 ( अ.) दिनांक 8 मार्च, 1998, सा. का. नि . 7 ( अ) दिनांक 1 जनवरी , 1999, सा . का . नि . 
491 ( अ), दिनांक 6 जुलाई, 1999 , सा . का . नि . 47 ( अ. ) दिनांक 15 जनवरी, 2000, सा . का. नि . 156 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 
2001 , सा. का. नि . 572 ( अ), दिनांक 2 अगस्त , 2001, सा . का. नि . 163 ( अ) दिनांक 1 मार्च, 2002, सा . का . नि . 711 ( अ ), 
दिनांक 17 अक्तूबर, 2002 तथा सा . का . नि . 179 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे। 


( 417 II - ac3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July, 2003 


G .S. R. 590 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government 
Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959 ), the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue ) 
Rules , 1989, namely : 


1. 


(1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) 

(Second Amendment) Rules, 2003 . 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 


2 . 


In the National Savings Certificates (VIII Issue ), 1989, 


(i) in rule 15 , after sub- rule (5 ), the following sub - rule shall be inserted , namely : 


" (6 ) The amount payable at the time of encashment on maturity may be 
rounded off to the nearest multiple of one rupee and for this purpose any 
amount of 50 paise or more shall be treated as one rupee and any amount.less 
than 50 paise shall be ignored ." . 


(ii) in rule 16 , after sub - rule (4), the following sub -rule shall be inserted , namely : 


" (5 ) The amount payable at the time of premature encashment may be 
rounded off to the nearest multiple of one rupee and for this purpose any 
amount of 50 paise or more shall be treated as one rupee and any amount less 
than 50 paise shall be ignored ." . 


[F.No. 2/7/2000 -NS- II ( Vol.-1)] 

P. C.SINGH ,Under Secy . 


Note : The principal rules were published vide GSR 496 (E ) dated 1st May, 1989 
and subsequently amended vide GSR 508 (E ) dated 23rd May, 1990 , GSR 120 (E ) 
dated 8th March , 1998 , GSR 7 (E ) dated 1st January , 1999, GSR 491 (E) dated 6th 
July , 1999 , GSR 47 (E ) dated 15th January, 2000 , GSR 156 (E ) dated 1st March , 
2001, GSR 572 (E ) dated 2nd August, 2001, GSR 163 (E ) dated 1st March , 2002 , 
GSR 711( E ) dated 17th October, 2002 and GSR 179 ( E ) dated 1st March , 2003 . 


2092G1 / 03 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II --- SEC .30 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003 


सा . का .नि . 591( अ). - केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत पत्र, अधिनियम, 1959 (1950 का 
46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां निर्गम ) ... 
नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1 . 


3 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां निर्गम ) ( तीसरा संशोधन ) 

नियम, 2003 है । 


(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां निर्गम) नियम, 1989 के नियम 4 में , उपनियम ( 2) के 
पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएंगा, अर्थात् :-- 


"(3 ) 


अनिवासी भारतीय ( एन . आर. आई.) राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय करने के लिए पात्र 


नहीं हैं : 


परन्तु यदि कोई निवासी परिपक्वता अवधि के चालू रहने के दौरान बाद में 
अनिवासी भारतीय हो जाता है तो उसे असंप्रत्यावर्तन आधार पर परिपक्वता पर पत्रों से 
लाभ प्राप्त करना अनुज्ञात किया जाएगा ” | 


[ फा . सं. 7/ 1/2000 ( एन आर आई ) - एन एस - II ] 

पी. सी . सिंह, अवर सचिव 


टिप्पण : मुख्य नियमों को सा . का. नि . 496 ( अ), दिनांक 1 मई, 1989 के द्वारा प्रकाशित तथा उसके 
बाद सा . का. नि . 508 ( अ), दिनांक 23 मई, 1990 , सा. का . नि . 120 ( अ), दिनांक 8 मार्च, 1998 , 
सा. का. नि . 7 ( अ), दिनांक 1 जनवरी, 1999 सा. का. नि . 491 ( अ), दिनांक 6 जुलाई, 1999, सा . का . 
नि . 47 ( अ), दिनांक 15 जनवरी, 2000 , सा . का .नि . 156 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2001, सा . का . नि . 572 
( अ), दिनांक 2 अगस्त 2001, सा . का . नि. 163 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 ,. सा. का. नि . 711 ( अ). 
दिनांक 17 अक्तूबर , 2002 तथा सा . का. नि . 179 ( अ), दिनांक 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किया 
गया था । 


[ TT II - 653(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


II 


NOTIFICATION 
New Delhi ,the 25th July, 2003 


G .S. R. 591 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 12 of the 
Government Savings Certificates Act, 1959 ( 46 of 1959), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates 
(VIII Issue ) Rules, 1989 , namely : - 


1. ( 1 ) These rules may be called the National Savings Certificates ( VIII Issue ) 

( Third Amendment) Rules , 2003. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 


2 . In the National Savings Certificates ( VIII Issue), 1989 , in rule 4 , after sub - rule 

( 2), the following sub - rule shall be inserted , namely : - 


" ( 3 ) Non - Resident Indians ( NRIs) are not eligible to purchase the National 
Savings Certificates : 


Provided that if a resident who subsequently becomes NRI during the 
currency of maturity period , shall be allowed to avail the benefits of the 
certificates on maturity on a non -repatriation basis." . ! 


[F.No. 7 /1/ 2000 (NRI)-NS- II ) 

. P. C . SINGH ,Under Secy. 


Note : The principal rules were published vide GSR 496 (E ) dated the 1st May, 
1989 and subsequently amended vide GSR 508 ( E ) dated the 23rd May, 1990 , 
GSR 120 (E ) dated the gth March , 1998 , GSR 7 ( E ) dated the 1st January, 1999, 
GSR 491 (E ) dated the 6th July , 1999, GSR 47 (E ) dated the 15th January , 2000 , 
GSR 156 (E ) dated the 1st March , 2001, GSR 572 (E ) dated the 2nd August, 2001, 
GSR 163( E ) dated the 1st March , 2002, GSR 711 (E ) dated the 17th October, 
2002 and GSR 179 (E ) dated the 1st March , 2003 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जुलाई , 2003 . 


सा . का.नि . 592 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत पत्र, अधिनियम, 1959 (1959 का 
46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसान विकास पत्र नियम, 1988 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1 . 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र ( दूसरा संशोधन ) नियम, 2003 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. किसान विकास पत्र नियम , 1988 के नियम 6 में , उपनियम (2) के पश्चात् 
निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


“( 3) अनिवासी भारतीय ( एन . आर. आई.) किसान विकास पत्र क्रय करने के लिए पात्र 
नहीं हैं : 


- 


___ परन्तु यदि कोई निवासी परिपक्वता अवधि के चालू रहने के दौरान बाद में 
अनिवासी भारतीय हो जाता है तो उसे असंप्रत्यावर्तन आधार पर परिपक्वता पर पत्रों से 
लाभ प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ” । 


. 


--- 


[ फा . सं. 7/ 1/ 2000 ( एन आर आई ) - एन एस - II ] 

पी . सी . सिंह , अवर सचिव 


टिप्पण : मुख्य नियमों को सा . का . नि . 370 ( अ) दिनांक 22 मार्च, 1988 के द्वारा प्रकाशित तथा उसके 
बाद सा. का . नि . 81 ( अ) दिनांक 6 फरवरी , 1989, सा . का . नि . 8 . ( अ ) दिनांक 4 जनवरी, 1990 , 
सा. का . नि . 728 ( अ ) दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 , सा. का .नि . 432 ( अ ) दिनांक 24 अप्रैल , 1992, . 
सा . का . नि . 567 ( अ ) दिनांक 20 अगस्त, 1993, सा. का. नि .588 ( अ) दिनांक 2 सितम्बर , 1993, 
सा . का . नि . 119 ( अ) दिनांक 8 मार्च, 1995, सा. का . नि . 4 ( अ) दिनांक 1 जनवरी, 1998 सा का नि . 
492 ( अ) दिनांक 6 जुलाई, 1999 , सा . का. नि . 659 ( अ) दिनांक 23 सितम्बर, 1999, सा. का . नि . 660 . 
( अ) दिनांक 23 सितंबर , 1999, सा . का . नि . 765 ( अ) दिनांक 11 नवम्बर , 1999 , सा . का . नि . 48 ( अ ) 
दिनांक 15 जनवरी, 2000, सा. का. नि . 155 ( अ) दिनांक 1 मार्च, 2001, सा. का . नि . 164 ( अ) दिनांक 
1 मार्च, 2002. तथा सा . का. नि . 180 ( ) दिनांक 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किया गया है । 


[ YTI - U 


30 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July, 2003 


G .S.R. 592E ) — In exercise of the powers conferred by section 12 of the 
Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government 

hereby makes the following rules further to amend the Kisan Vikas Patra Rules, 
· 1988 , namely : 


1. (1) These rules may be called the Kisan Vikas Patra (Second Amendment) 

Rules , 2003 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 


2 . In the Kisan Vikas Patra Rules, 1988 , in rule 6, after sub - rule (2 ), the 

following sub -rule shall be inserted , namely : - 


" (3 ) Non -Resident Indians (NRIS ) are not eligible to purchase the Kisan Vikas 
Patras: 


Provided that if a resident who subsequently becomes NRI during the 
currency of maturity period , shall be allowed to avail the benefits of the 
Patras on maturity on a non -repatriation basis ." 


[F. No. 7 /1/2000 (NRN)-NS- II] 

P. C . SINGH , Under Secy. 


· Note : The principal rules were published vide GSR 370 (E ) dated the 22nd 
March , 1988 and subsequently amended vide GSR 81 (E ) dated the 6th 
February, 1989 , GSR 8 (E ) dated the 4th January, 1990 , GSR 728 ( E ) dated the 
6th December, 1991, GSR 432 (E ) dated the 24th April, 1992 , GSR 567 ( E ) dated 
the 20th August , 1993, GSR 588 (E ) dated the 2nd September , 1993 , GSR 119 (E ) 
dated the gth March , 1995 , GSR 4 ( E ) dated the 1st January, 1999 , GSR 492( E ) 
dated the 6th July , 1999, GSR 659 (E ) dated the 23rd September, 1999, GSR 
660 (E ), dated the 23rd September, 1999, GSR 765 (E ), dated the 11th November, 
1999, GSR 48 (E ), dated the 15th January , 2000 , GSR 155 ( E), dated the 1st 
March , 2001, GSR 164 (E ), dated the 1st March , 2002 and GSR 180 ( E ), dated 
the 1st March , 2003. 


2 892 572003 - 3 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 . . 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


